. 


. . 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 माघ 19 36 ( २० ) 


संख्या 52 राँची , बुधवार 


28 जनवरी , 2 0 15 ( ई०) 


परिवहन विभाग 


। । अधिसूचना ।। 


27 


28 जनवरी, 2015 


संख्या- परिणवि0 - 306 / 2012......75 ....... केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 108 के द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल निम्नलिखित अतिविशिष्ट व्यक्तियों/ पदाधिकारियों के 
सरकारी वाहनों के ऊपर / आगे रंगीन बत्ती ( लाल/ पीला/ नीला) के प्रयोग करने के लिए विनिर्दिष्ट करते है: 


( क) वाहन के शीर्ष अग्रभाग पर फ्लैशर सहित लाल बत्ती , जब वाहन राज्य में कहीं भी डयूटी पर हो 


1. 


राज्यपाल 


2. 


मुख्य मंत्री 


3. 


भूतपूर्व राज्यपाल 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 28 जनवरी , 2015 


झारखण्ड विधान सभा के अध्यक्ष 


झारखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश 


लोकायुक्त 


। 


कैबिनेट के सभी मंत्रीगण 


8 . 


भूतपूर्व मुख्य मंत्री 


9. 


झारखण्ड विधानसभा में विरोधी दल के नेता 


10 . मुख्य सचिव 


नोट :- भारतीय संघ, संघ शासित प्रदेशों व अन्य प्रदेशों के समकक्ष या उच्चतर पदधारक - राजकीय 

अतिथि घोषित किये जाने की अवस्था में प्रयोग हेतु अधिकृत होंगे । 


( ख) वाहन के शीर्ष अग्रभाग पर बिना फ्लैशर के लाल बत्ती जब वाहन , राज्य में कही भी ड्यूटी पर हो: 


1. 


अध्यक्ष, झारखण्ड लोक सेवा आयोग 


राज्य निर्वाचन आयुक्त 


3. 


मुख्य सूचना आयुक्त, झारखण्ड 


महाधिवक्ता , झारखण्ड 


नोट:- भारतीय संघ, संघ शासित प्रदेशों व अन्य प्रदेशों के समकक्ष या उच्चतर पदधारक - राजकीय 

अतिथि घोषित किये जाने की अवस्था में प्रयोग हेतु अधिकृत होंगे । 


( ग ) 


राज्य के निम्नलिखित अधिकारियों को अपने कत्व्य पर यान के अग्रशीर्ष भाग पर फ्लैशर युक्त 
पीली बत्ती उनके अधिकार क्षेत्र में लगाने की पात्रता होगी: 


सभी अपर मुख्य सचिव 


पुलिस महानिदेशक एवं महानिदेशक के समकक्ष पदाधिकारी 


प्रधान सचिव/ सचिव 


सभी विभागाध्यक्ष ( अखिल भारतीय सेवा संवर्ग के पदाधिकारी) 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार, 28 जनवरी 20 15 


5. 


सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ उपायुक्त 


6. 


अपर महाधिवक्ता / महानिबंधक, उच्च न्यायालय 


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं समकक्ष 


अपर पुलिस महानिदेशक /पुलिस महानिरीक्षक/ क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/ क्षेत्रीय पुलिस 
उपमहानिरीक्षक / पुलिस अधीक्षक 


9 . 


महालेखाकार , झारखण्ड , राँची 


10. 


जनरल आफिसर आफ कमाण्डिंग ( भारतीय सेना ) 


11 . प्रधान मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक ( क्षेत्रीय/ अन्य वन प्राणी ) 


12 . 


आयुक्त , आयकर आयुक्त , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क / मुख्य डाकपाल 


13. सभी वैधानिक आयोग/ अधिकरणों के अध्यक्ष 


नोट:- भारतीय संघ , अन्य राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के संयुक्त सचिव अथवा उच्चतर स्तर के 

पदधारक - राज्य सरकार द्वारा राजकीय अतिथि घोषित किये जाने की अवस्था में प्रयोग हेतु 
अधिकृत होंगे । 


( घ ) 


यान के अग्रशीर्ष भाग पर कत्र्तव्य हेतु अपने ड्यूटी के दौरान निम्नलिखित को अपने अधिकार क्षेत्र 
में फ्लैशर युक्त नीली बत्ती लगाने की पात्रता होगी: 


1. 


फायर ब्रिगेड ( फ्लैशर युक्त ) 


2. 


एम्बुलेन्स ( फ्लैशर युक्त ) 
पी0सी0आर0 वैन्स ( फ्लैशर युक्त ) 


3. 


यदि कोई वाहन जिसके शीर्ष अग्र भाग पर रंगीन बत्ती लगी हुई है , उच्च पदस्थ व्यक्तियों को नहीं ले 
जा रहा है तो ऐसी रंगीन बत्ती का उपयोग नहीं किया जाएगा और उसे सफेद/ काले आवरण से ढंक 
दिया जाएगा । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 28 जनवरी , 2015 


रंगीन बत्ती का वाहन में अधिष्ठापन व उपयोग परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारानिर्गत 
मोनोग्राम / स्टीकर के पश्चात् ही किया जा सकेगा। इस मोनोग्राम/ स्टीकर के प्रदर्शन कियेबिना 
रंगीन बत्ती का उपयोग किया जाना वर्जित होगा । 


इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में निर्गत सभी अधिसूचनाएँ झारखण्ड राज्य के लिये निरस्त 
समझी जाऐगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 


सचिव , 
परिवहन विभाग | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 52 - 50 + 500 


